ROM 


AURAVE 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 भाद्र, 1940 ( श० ) 


संख्या- 852 


राँची, गुरुवार 


6 सितम्बर , 2018 ( ई० ) 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


- - - - - - - - - - - - - 

अधिसूचना 
31 अगस्त , 2018 ई . । 


संख्या -8/विविध (01)- 70 / 2017- 5001-- चूँकि झारखण्ड राज्यपाल निम्न अनुसूची में वर्णित स्थानों में 
ध्वंसात्मक कार्यों को निवारित करने या दबाने और लोक व्यवस्था के अनुरक्षण के लिए यह आवश्यक एवं 
समीचीन समझते हैं कि अप्राधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश रोकने के निमित्त विशेष पूर्वावधानी बरती जाय , 

इसलिए , अब बिहार राज्य संरक्षित स्थान अधिनियम 1979 की धारा -3 (1 ) ( सह पठित 
झारखण्ड ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ 
इण्डिया लिमिटेड 765/ 400 के . भी ., पावरग्रिड, राँची उपकेन्द्र, ग्राम- गड़गाँव , थाना - इटकी, एवं ग्राम -टेंगरिया , 
थाना- बेड़ो, जिला- राँची परिसर अंतर्गत अतिसंवेदनशील स्थल कुल- 90.4 एकड़ भूमि को उक्त अधिनियम के 
प्रयोजनार्थ प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करती है | 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अविनाश चन्द्र ठाकुर , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 852 -- 50 


